रजिस्ट्री सं . डीएल – ( एन ) 04/0007/2003 – 22 


J 

भारत का राजपत्र 
रा 
The Gazette of India 

सी . जी . डी . एल . सा . - 21052022-235951 


सं . 21 ] 
No. 21 ] 


- 


REGISTERED No. – DL ( N ) 04 / 0007 / 2003-22 


CG - DL - W - 21052022-235951 

साप्ताहिक / WEEKLY 
प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 


नई दिल्ली , शनिवार , मई 21 – मई 27 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

NEW DELHI , SATURDAY , MAY 21 – MAY 27 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 

, 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
( Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


भाग I– खण्ड 2 

[ PART I— SECTION 2 ] 

[ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी 
अफसरों की नियुक्तियों , पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं ] 


[ Notifications regarding Appointments , Promotions , Leaves etc. of Govt . Officers issued by the 
Ministries of the Govt . of India ( other than the Ministry of Defence ) and by the Supreme Court ] 


1-72 GI / 2022 


राज्य सभा सचिवालय 

नई दिल्ली- 110001 , दिनांक 18 अप्रैल 2022 

सं.एलएएफइएएस - पीएस 16014 / 2 / 2021 / 52 - कार्मिक अनु - आरएसएस — विभाग संबंधित संसदीय गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 
पूर्व अध्यक्ष ( श्री आनंद शर्मा ) के वैयक्तिक स्टाफ में प्रतिनियुक्ति और सह - पदावसान आधार पर वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में नियुक्त श्री गौतम 
कपूर की सेवाएं , उन्हें पूर्वाह्न 3 अप्रैल , 2022 से 15 दिनों की परिसमापन अवधि प्रदान करने के उपरांत , 17 अप्रैल , 2022 के अपराह्न से 
समाप्त की जाती हैं । 


2. श्री गौतम कुमार को 18 अप्रैल , 2022 से 16 जून , 2022 तक साठ दिनों के लिए अर्जित अवकाश भी प्रदान किया गया है । 

3. अवकाश की उक्त अवधि की समाप्ति पर , श्री गौतम कपूर की सेवाएं उनके पैतृक विभाग अर्थात् इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी 
मंत्रालय के अधीन रखी जाएंगी । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 21 अप्रैल 2022 

सं . आरएस .42 / 7 / 2021 / 55- कार्मिक– माननीय सभापति ने डा . ज्योत्सना , वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी , राजभाषा विभाग , गृह मंत्रालय 
को 21 अप्रैल , 2022 के पूर्वाह्न से 2 वर्ष की अवधि के लिए और आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति आधार पर इस सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स 
के लेवल 10 में संपादक के रूप में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


( 361 ) 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

सं . आरएस . 3/4 ( 1 ) / 2022 / 53 - कार्मिक – माननीय सभापति ने निजी सचिव और आशुलिपि सेवा में कार्यरत श्री संजय कुमार जैन , अपर 
निदेशक ( पीएसएसएस ) को करियर प्रोन्नति योजना के अनुरूप दिनांक 12 अप्रैल , 2022 से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 के 
वेतनमान में चतुर्थ वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है 


362 


[ भाग I— खण्ड 2 


2. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन दिनांक 14 अगस्त , 2020 के आर एंड सी एस आदेश संख्या 4/2020 के अनुसार करियर प्रोन्नति योजना 
के उपबंधों द्वारा अभिशासित होगा । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


सं . एलएएफईएएस - पीएस 13018 ( 11 ) / 1 / 2022 / 54 - कार्मिक अनु - आरएसएस – दिनांक 09 फरवरी , 2022 की अधिसूचना 
सं.एलएएफईएएस - पीएस 13018 ( 11 ) / 1 / 2022 / 12 - कार्मिक अनु - आरएसएस में किए गए आंशिक आशोधन के अनुसार , 
' श्री पी.के. गौतम ' , उपनिदेशक ( सुरक्षा ) का नाम ' श्री पुरुषोत्तम कुमार गौतम पढ़ा जाए । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 26 अप्रैल 2022 

सं . आरएस . 42 / 7 / 2021 / 56- कार्मिक– माननीय सभापति ने श्री उदय प्रताप सिंह , सहायक निदेशक ( राजभाषा ) , विस्तार निदेशालय , 
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय , को 26 अप्रैल , 2022 के मध्याह्न पूर्व से 2 वर्ष की अवधि के लिए और 
आगामी आदेशों तक प्रतिनियुक्ति के आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 10 में इस सचिवालय में संपादक के रूप में नियुक्त किया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 6 मई 2022 

सं . एलएएफईएस - पीएस 52015 / 1 / 2020 / 57- कार्मिक अनुभाग- आरएसएस – दिनांक 28 मई , 2021 की अधिसूचना सं . 
एलएएफईएस - पीएस 52015 / 1 / 2020 / 55 - कार्मिक अनुभाग- आरएसएस के क्रम में , डॉ . के . एस . सोमशेखर , संयुक्त सचिव ( I ) , कर्नाटक सरकार 
की प्रतिनियुक्ति अवधि को 05 जून , 2022 से अगले आदेश तक और एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


दिनांक 11 मई 2022 

सं . आरएस .3 / 3 / 2022 / 58 - कार्मिक– माननीय सभापति कैरियर प्रोन्नति स्क्रीम के अनुसार शब्दश : वृत्तलेखन सेवा में श्री दया शंकर , 
अपर निदेशक ( आर ) ( स्वस्थाने ) को 05 मई , 2022 से और आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -13 के वेतनमान में तृतीय वित्तीय उन्नयन 
प्रदान करते हैं । 


2. उक्त वित्तीय उन्नयन दिनांक 14 अगस्त , 2020 के आरएंडसीएस आदेश सं . 4/2020 के अनुसार कैरियर प्रोन्नति स्कीम के प्रावधानों 
द्वारा शासित होगा । 

के . सुधाकरन , निदेशक 


विधि और न्याय मंत्रालय 
( विधि कार्य विभाग ) 


नई दिल्ली , दिनांक 11 मई 2022 

सं . ए -12024 / 1 / 2019 - प्रशा . ( वि . का . ) – राष्ट्रपति , डॉ . नितेन चन्द्रा , भा.प्र.से. ( ओडी : 1990 ) अपर सचिव , केंद्रीय अभिकरण 
अनुभाग , विधि कार्य विभाग को 09.05.2022 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सचिव , विधि कार्य विभाग के पद पर नियुक्त करते हैं । 

ए . के . जोशी , निदेशक 


भाग I– खण्ड 2 ] 


अधिकारी का नाम 

श्री उमाशंकर येदला 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 


विदेश मंत्रालय 

नई दिल्ली , दिनांक 31 मार्च 2022 

सं . 7 / पीए . III / 2022 - राष्ट्रपति , विधि अधिकारी ( ग्रेड I ) के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख 
से विधि एवं संधि प्रभाग में निदेशक के ग्रेड में नियुक्त करते हैं : 


जन्म तिथि 
11.06.1976 


2 उपर्युक्त नियुक्ति इस पदोन्नति पर प्रभाव डालने वाले किसी भी न्यायालय के निर्णय के अध्यधीन होगी । 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 

3 . 

4 . 


पदोन्नति की तारीख 
21.03.2022 


नई दिल्ली , दिनांक 9 मई 2022 

सं . क्यू / पीए -1 / 14 / 2022 – श्री हर्ष वर्धन श्रृंगला , विदेश सचिव दिनांक 30 अप्रैल , 2022 के अपराह्न को भारतीय विदेश सेवा के 
ग्रेड- I से सेवानिवृत्त हो गए हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव ( एफएसपी एवं कैडर ) 


नाम ( श्री / श्रीमती ) 
दलीप कुमार गंभीर 

रेखा ज्याल 
अनुपमा देयोलाल 
एस . मधेश्वरन 


363 


सं . क्यू / पीए -1 / 15 / 2022 – सुश्री राधा वेंकटरमन , एस्वातिनि अधिराज्य में भारतीय उच्चायुक्त दिनांक 30 अप्रैल 2022 के अपराह्न 
को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड- IV से सेवानिवृत्त हो गई हैं । 

सौम्य गुप्ता , उप सचिव ( एफएसपी और संवर्ग ) 


अजित जॉन जोशुआ , अवर सचिव ( पीए- III ) 


नई दिल्ली , दिनांक 5 मई 2022 

सं . 11 / पीबी- III / 2022- राष्ट्रपति , मंत्रालय के दिनांक 29 जुलाई , 2021 के का.ज्ञा.सं. क्यू / सीएडी / 584/08/2021 के अनुसरण में 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के निजी सचिव ( पीएस ) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई 
तारीख से भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ( पीपीएस ) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं । 

भर्ती वर्ष 2021-22 ( नियमित ) के लिए 


जन्म तिथि 

21/06/1965 

27/08/1971 

01/04/1974 

07/07/1964 


पदोन्नति की तारीख 

01/04/2022 

01/05/2022 

01/05/2022 

01/05/2022 


2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण 
कर लिया है । 

भगवान सहाय मीना , प्रशासनिक अधिकारी 


दिनांक 6 मई 2022 

सं . 12 / पीबी- III / 2021 - राष्ट्रपति , मंत्रालय के दिनांक 01 जुलाई , 2021 के का . ज्ञा.सं. क्यू / सीएडी / 584 / 07 / 2021 के अनुसरण में 
भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ( पीपीएस ) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा ( ख ) के आशुलिपिक संवर्ग के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव ( एसपीपीएस ) के ग्रेड में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त 
करते हैं । 


364 


क्र.सं. 

1 . 

2 . 


नाम ( श्री / श्रीमती ) 

विवेक शर्मा 

डोलामणि मेहर 


भर्ती वर्ष 2021-22 ( नियमित ) के लिए 

जन्म तिथि 

22.05.1974 
15.05.1970 


पर्यावरण , वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 

नई दिल्ली -110003 , दिनांक 28 फरवरी 2022 


पदोन्नति की तारीख 

01.05.2022 

01.05.2022 


2. उपर्युक्त उल्लिखित अधिकारियों ने उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर कार्यभार ग्रहण 

कर लिया है । 

भगवान सहाय मीना , प्रशासनिक अधिकारी 


[ भाग I— खण्ड 2 


सं . 24012 / 01 / 2022 - आईएफएस- II– राष्ट्रपति , द्वारा श्री उत्कर्ष , आईएफएस , 2019 बैच , उत्तर प्रदेश संवर्ग द्वारा , सीएसई , 2020 
के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के परिणामस्वरूप , दिनांक 03.12.2021 ( अपराह्न ) से आईएफएस से दिए गए 
तकनीकी त्यागपत्र को स्वीकार किया जाता है । 

रमेश चंद्र झा , अवर सचिव 


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

नई दिल्ली- 110011 , दिनांक 2 मई 2022 


दिनांक 2 मार्च 2022 

सं . 24012 / 04 / 2022 - आईएफएस- II– राष्ट्रपति द्वारा श्री मोहम्मद याकूब , आईएफएस , 2019 बैच , हिमाचल प्रदेश संवर्ग द्वारा , 
सीएसई , 2020 के परिणाम के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के परिणामस्वरूप , दिनांक 03.12.2021 ( अपराह्न ) से आईएफएस 
से दिए गए तकनीकी त्यागपत्र को स्वीकार किया जाता है । 


रमेश चंद्र झा , अवर सचिव 


सं . 12025 / 133 / 2021- सीएचएस- 1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . अ . अस्विन राम रत्तन को दिनांक 
28 मई , 2021 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 [ 56,100 / - रुपए से 1,77,500 / - रूपए ] के वेतनमान और नॉन 
प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते 
हैं । डॉ . अ . अस्विन राम रत्तन को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे दो 
वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


दिनांक 9 मई 2022 

सं . ए . 12025 / 151 / 2016 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . एस . रूपेश को दिनांक 31 अक्तूबर , 
2019 के अपराह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 [ 56 , 100 / - रुपए से 1,77,500 / - रूपए ] के वेतनमान और नॉन प्रेक्टीसिंग 
एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं । डॉ ॰ एस . 
रूपेश को श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण संगठन , हैदराबाद ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । 

दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


सं . ए . 12025 / 173 / 2020 - सीएचएस -1 - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ . च . संतोष कुमार को दिनांक 
29 सितम्बर , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के लेवल -10 [ 56 , 100 / - रुपए से 1,77,500 / - रूपए ] के वेतनमान और 
नॉन प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

करते हैं । डॉ . च . संतोष कुमार को श्रम मंत्रालय ( श्रमिक कल्याण संगठन , जबलपुर ) के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता 
है । वे दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगे । 


भाग I— खण्ड 2 ] 


सं . ए . 12025 / 241 / 2020 - सीएचएस -1 – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ ० डी . जी . वेंकटा रम्या को दिनांक 
08 सितम्बर , 2020 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 [ 56 , 100 / - रुपए से 1,77500 / - रूपए ] के वेतनमान और नॉन 
प्रेक्टीसिंग एलोवेन्स ( एन . पी . ए . ) जो भी मान्य है , में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते 
हैं । डॉ ० डी . जी . वेंकटा रम्या को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना , कोलकाता के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है । वे 
दो वर्ष की परीवीक्षा अवधि पर रहेंगी । 


365 


दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय 
( कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ) 

नई दिल्ली , दिनांक 11 मई 2022 

सं . 38017 / 1 / 2019 - M.I – अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री एम . थंगराज , संयुक्त कृषि विपणन सलाहकार , विपणन एवं 
निरीक्षण निदेशालय , प्रधान कार्यालय , फरीदाबाद से दिनांक 30.04.2022 ( अपराह्न ) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत हो गए हैं । 

मोहन लाल मीना , अवर सचिव 


क्रम संख्या 
1 


नई दिल्ली , दिनांक 13 मई 2022 

सं . 6-16 / 2020- आईएनएम [ 88968 ] – राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण 
विभाग , कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र , गाज़ियाबाद में उपनिदेशक 
डॉ . रविन्द्र कुमार को , कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केन्द्र , गाज़ियाबाद 
में पीबी -3 , रु . 15600-39100 / - + ग्रेड पे रु .7600 / - ( पे मैट्रिक्स का संशोधित स्तर- 12 ) में क्षेत्रीय निदेशक ( साधारण केन्द्रीय सेवा , समूह ' क ' , 
राज - पत्रित , अननुसचिवीय ) के पद पर दिनाँक 30 मार्च , 2022 ( पूर्वाह्न ) से प्रोन्नति आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

चंद्रशेखर प्रसाद , अवर सचिव 


अधिकारी का नाम 


दिलीप कुमार साहू , अवर सचिव 


भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 

मुंबई - 400085 , दिनांक 31 मार्च 2022 

सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- / V / ( टीओ / डी ) / 18776 – राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के वेतन 
मैट्रिक्स के ' स्तर -10 ' भाग- क के निम्नलिखित तकनीकी अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' सी ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग 
के वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 11 ' भाग - क में तकनीकी अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' डी ' के रूप में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से 
अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 


श्री गदाधर साहु 


दिनांक 
01.07.2020 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- IV / ( एसओ / ई ) / I / 18779 – राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 ' भाग - क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' डी ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केंद्रीय वेतन 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

[ भाग I— खण्ड 2 

आयोग के वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 12 ' भाग - क में वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' ई ' के रूप में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न 
से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

क्रम संख्या 
1 

2 

3 


366 


क्रम सं . 


सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- IV / ( एसओ / डी ) / I / 18780– राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर 10 ' भाग - क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' सी ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केंद्रीय वेतन 
आयोग के वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 11 ' भाग - क में वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' डी ' के रूप में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न 
से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

अधिकारी का नाम 

क्रम संख्या 
1 

2 

3 


1 

2 


डाँ . ( श्रीमती ) वर्षा सी ऐतवाडे 

श्री प्रजीष कुमार एन . सी 

श्री सिनु चन्दन 


श्री निरामय जोशी 
श्री राम बालक यादव 

श्री सुव्रत कूईल्या 


1 

2 


अधिकारी का नाम 


दिनांक 6 मई 2022 

सं . पीडी / 2 ( 4 ) / 2021 - भर्ती- IV / 21475 – राष्ट्रपति , निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में कॉलम संख्या 4 मे 
उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न नियुक्ति तिथि में , आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं । 

नाम 

नियुक्ति तिथि / 


श्रीमती सारिका दि . पौनिकर 
डॉ . अंकिता खाडिलकर 


श्री किशोर कुमार कुमावत 

श्री ओम प्रकाश वर्मा 


पद 


दिनांक 

01.07.2020 

01.07.2020 

01.07.2020 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


तकनिकी अधिकारी / डी 
वै . अ - डी / 


दिनांक 
01.07.2020 

01.07.2020 

01.07.2020 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


अधिकारी का नाम 


दिनांक 17 मई 2022 

सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- IV / ( एसओ / डी ) / 1 / 22215 – राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर 10 ' के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' सी ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स ' स्तर - 11 ' में वैज्ञानिक अधिकारी / इंजिनियर ग्रेड ' डी ' के रूप में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न से अगले आदेशों 
तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

क्रम संख्या 


तन मैट्रिक्स में 
वेतन स्तर 
11 

11 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


05.01.2022 
21.02.2022 


दिनांक 
01.07.2020 

01.07.2020 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- IV / ( टीओ / ई ) / 22221 - राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के श्री अशोक कुमार , तकनीकी 
अधिकारियों / इंजिनियर ग्रेड ' डी ' में वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर - 11 ' को इसी अनुसंधान केंद्र में वेतन मैट्रिक्स ' स्तर - 12 ' में तकनीकी अधिकारियों / 
इंजिनियर ग्रेड ' ई ' के रूप में दिनांक 01 जुलाई , 2020 के पूर्वाह्न से , अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 

कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापाना अधिकारी 


भाग I– खण्ड 2 ] 


भारत का राजपत्र , मई 21 , 2022 ( वैशाख 31 , 1944 ) 

सं . पीडी / 7 ( 11 ) / 2021 / भर्ती- IV / ( एसओ / ई ) / 1 / 22226 – राष्ट्रपति , भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के 
वेतन मैट्रिक्स के ' स्तर- 11 ' भाग - क के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों / इंजीनियर ग्रेड ' डी ' को इसी अनुसंधान केंद्र में सातवें केंद्रीय वेतन 
आयोग के वेतन मैट्रिक्स ' स्तर- 12 ' भाग - क में वैज्ञानिक अधिकारी / इंजीनियर ग्रेड ' ई ' के रूप में कॉलम संख्या 3 में उल्लिखित तारीख के पूर्वाह्न 
से अगले आदेशों तक स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते है । 

क्रम संख्या 

( 1 ) 

1 

2 


श्री विनरकर उमेश गणपत 

श्री जिनिषकुमार पी 


अधिकारी का नाम 
( 2 ) 


नाम Name 

डॉ . संदीप बाळु शेलार 
श्री शिशु कान्त सुमन 


दिनांक 
( 3 ) 

01.07.2020 

01.07.2020 


367 


कमलेश कुमार रम्बाडिया , उप स्थापना अधिकारी 


मुंबई - 4000085 , दिनांक 22 अप्रैल 2022 
शुद्धिपत्र 

सं . जीएफ / 38 / स्था . I / Estt.///16373/2022 - परमाणु ऊर्जा विभाग में ग्रुप ' ए ' के अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित वैज्ञानिक एवं 
तकनीकी अधिकारियों / अभियंताओं की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 09.02.2022 के संदर्भ संख्या GF / 38 / Estt .//// 14011/2022 की अधिसूचना 
के अधिक्रमण में , प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायी गई तिथियों से उनकी पद ग्रेड में मूल क्षमता को वैज्ञानिक अधिकारी / सी के स्थान पर वैज्ञानिक 
अधिकारी / डी पढ़ा जाए । 

क्रमांक 

1 . 
2 . 


प्रारंभिक नियुकित / ग्रेड 
वैज्ञानिक अधिकारी / डी 

वैज्ञानिक अधिकारी / डी 


स्थायीकरण की तिथि 

16.08.2020 

01.08.2018 

श्रीकला आर . , उप स्थापाना अधिकारी 


368 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 


[ PART I - SEC . 2 


RAJYA SABHA SECRETARIAT 
New Delhi - 110001 , the 18th April 2022 

No. LAFEAS - PS16014 / 2 / 2021 / 52 - Perl Sec - RSS - Shri Gautam Kapur appointed as Senior Private Secretary on 
deputation and co - terminus basis in the personal staff of former Chairman of Department - related Parliamentary Standing 
Committee on Home Affairs ( Shri Anand Sharma ) , stands relieved of his duties w.e.f. the afternoon of 17th April , 2022 , after 
granting him winding up period of 15 days with effect from the forenoon of 03rd April , 2022 . 

2. Shri Gautam Kapur is also granted Earned Leave for sixty days from 18th April , 2022 to 16th June , 2022 . 

3. On expiry of the aforesaid period of leave , the services of Shri Gautam Kapur shall stand placed at the disposal of 
his parent department i.e. Ministry of Electronics & Information Technology . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 21st April 2022 

No. RS.42 / 7 / 2021 / 55 - Perl . - The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Dr. Jyotsna , Senior Translation 
Officer , Department of Official Language , Ministry of Home Affairs as Editor in Level 10 in the Pay Matrix in the 
Secretariat on deputation basis for a period of two years with effect from the forenoon of 21st April , 2022 and until further 
orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


No. RS.3 / 4 ( 1 ) /2022/53-Perl.-The Hon'ble Chairman has been pleased to grant fourth financial upgradation to 
Shri Sanjay Kumar Jain , Additional Director ( PSSS ) in Private Secretaries and Stenographic Service , in accordance with the 
Career Progression Scheme , to the pay scale in Level - 13 in the Pay Matrix with effect from 12th April , 2022 and until further 
orders . 


2. The above financial upgradation shall be governed by the provisions of the Career Progression Scheme as per 
R & CS Order No. 4/2020 dated 14th August , 2020 . 
K. SUDHAKARAN , Director 


No. LAFEAS - PS13018 ( 11 ) / 1 / 2022 / 54 - Perl Sec - RSS - In partial modification to Notification No. LAFEAS 
PS13018 ( 11 ) / 1 / 2022 / 12 - Perl Sec - RSS dated 09th February , 2022 , the name of ' Shri P. K. Gautam ' , Deputy Director 
( Security ) may be read as ' Shri Purushottam Kumar Gautam ' . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 26th April 2022 

No. RS.42 / 7 / 2021 / 56 - Perl . The Hon'ble Chairman has been pleased to appoint Shri Uday Pratap Singh , Assistant 
Director ( Official Language ) , Directorate of Extension , Department of Agriculture and Farmers Welfare , Ministry of 
Agriculture and Farmers Welfare as Editor in Level 10 in the Pay Matrix in the Secretariat on deputation basis for a period of 
two years with effect from the forenoon of 26th April , 2022 and until further orders . 


K. SUDHAKARAN , Director 


The 6th May 2022 

No. LAFEAS - PS52015 / 1 / 2020 / 57 - Perl.Sec - RSS - In continuation of Notification No. LAFEAS PS5 2015 / 1 / 2020 / 
55 - Perl.Sec - RSS dated 28th May , 2021 , the deputation period of Dr. K.S. Somashekhar , Joint Secretary ( I ) , in the 
Government of Karnataka has been extended for a further period of one year w.e.f.the forenoon of 05th June , 2022 and until 
further orders . 

K. SUDHAKARAN , Director 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 

The 11th May 2022 

No. RS.3 / 3 / 2022 / 58 - Perl - The Hon'ble Chairman has been pleased to grant third financial upgradation to Shri Daya 
Shankar , Additional Director ( R ) ( in - situ ) in Verbatim Reporting Service , in accordance with the Career Progression Scheme , 
to the pay scale in Level - 13 in the pay matrix with effect from 05th May , 2022 and until further orders . 


2. The above financial upgradation shall be governed by the provisions of the Career Progression Scheme as per 
R & CS Order No. 4/2020 dated 14th August , 2020 . 


MINISTRY OF LAW & JUSTICE 
( DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS ) 

New Delhi , the 11th May 2022 

No. A - 12024 / 1 / 2019 - Admn.I ( LA ) -The President is pleased to appoint Dr. Niten Chandra , IAS ( OD : 1990 ) , 
Additional Secretary , Central Agency Section , Department of Legal Affairs to the post of Secretary , Department of Legal 
Affairs with effect from the forenoon of 09.05.2022 until further orders . 


Sl . No. 

1 . 


Name of the Officer 
Sh . Umasankar Yedla 


MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS 

New Delhi , the 31st March 2022 

No. 07 / PA.III / 2022 - The President is pleased to appoint the following officer in the grade of Legal Officer ( Gr.I ) to 
the grade of Director in Legal & Treaties Division with effect from date mentioned against the name : 

Date of Promotion 


369 


Date of Birth 
11.06.1976 


K. SUDHAKARAN , Director 


Sl . No. Name ( Shri / Smt . ) 

1 


2. The above appointment will be subject to any court decision , which may have a bearing on the promotion . 

AJITH JOHN JOSHUA , Under Secretary 


Dalip Kumar Gambhir 


A.K. JOSHI , Director 


New Delhi - 11 , the 9th May 2022 

No. Q / PA - 1 / 14 / 2022 - Shri Harsh Vardhan Shringla , Foreign Secretary has retired from Grade - I of the Indian 
Foreign Service in the afternoon of 30th April 2022 . 


21.03.2022 


Date of Birth 
21/06/1965 


No. Q / PA - 1 / 15 / 2022 - Ms . Radha Venkataraman , High Commissioner of India to the Kingdom of Eswatini has 
retired from Grade - IV of the Indian Foreign Service in the afternoon of 30th April 2022 . 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary 


New Delhi , the 5th May 2022 

No. 11 / PB - III / 2022 — The President is pleased to appoint the under mentioned officers belonging to the grade of 
Private Secretary ( PS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) to officiate in the grade of Principal Private Secretary ( PPS ) of 
the Stenographers's Cadre of IFS ( B ) with effect from the date shown against his name in terms of Ministry's O.M. No. 
Q / CAD / 584 / 08 / 2021 dated 29.07.2021 : 

For Recruitment Year 2021-22 ( Regular ) : 


Date of Promotion 
01/04/2022 


SOUMYA GUPTA , Deputy Secretary 


370 


Sl . No. 

2 

3 

4 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 


Name ( Shri / Smt . ) 

Rekha Juyal 

Anupama Deolal 


S. Madheswaran 


Date of Birth 

27/08/1971 

01/04/1974 

07/07/1964 


S. No Name ( Shri ) 

1 

Vivek Sharma 

2 

Dolamani Meher 


Date of Promotion 

01/05/2022 

01/05/2022 

01/05/2022 


2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Principal Private Secretary with effect from the 
date indicated against his name . 


Date of Birth 
22.05.1974 
15.05.1970 


[ PART I - SEC . 2 


The 6th May 2022 

No. 12 / PB - III / 2022 — The President is pleased to appoint the under mentioned officers belonging to the grade of 
Principal Private Secretary ( PPS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) to officiate in the grade of Senior Principal Private 
Secretary ( Sr.PPS ) of the Stenographers ' Cadre of IFS ( B ) with effect from the date shown against his name in terms of 
Ministry's O.M. No. Q / CAD / 584 / 07 / 2021 dated 01.07.2021 : 

For Recruitment Year 2021-22 ( Regular ) : 


BHAGWAN SAHAY MEENA , Administrative Officer 


Date of Promotion 

01.05.2022 
01.05.2022 


2. The above mentioned officers have assumed charge of the post of Senior Principal Private Secretary with effect 
from the date indicated against his name . 


BHAGWAN SAHAY MEENA , Administrative Officer 


MINISTRY OF ENVIRONMENT , FOREST & CLIMATE CHANGE 
New Delhi - 110003 , the 28th February 2022 

No. 24012 / 01 / 2022 - IFS - II — The President is pleased to accept the Technical Resignation tendered by Shri Utkarsha , 
IFS , 2019 batch , Uttar Pradesh Cadre from IFS w.e.f. 03.12.2021 ( A / N ) , consequent to his appointment in Indian Police 
Service on the basis of result of CSE , 2020 . 


RAMESH CHANDRA JHA , Under Secretary 


The 2nd March 2022 

No. 24012 / 04 / 2021 - IFS - II — The President is pleased to accept the Technical Resignation tendered by Shri S. 
Mohammed Yakub , IFS , 2019 batch , Himachal Pradesh Cadre from IFS w.e.f. 03.12.2021 ( A / N ) , consequent to his 
appointment in Indian Police Service on the basis of result of CSE , 2020 . 


RAMESH CHANDRA JHA , Under Secretary 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 
New Delhi - 110 011 , the 2nd May 2022 

No. A.12025 / 133 / 2021 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. A. Aswin Ram Rathan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of 
the pay matrix ( Rs . 56,100 / -to Rs . 1,77,500 / ) and Non - Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of 28th May 2021 until further orders . Dr. A. Aswin Ram Rathan is posted as Medical Officer 
under Central Govt . Health Scheme , Delhi . He will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 

The 9th May 2022 

No.A.12025 / 151 / 2016 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. S. Rupesh to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the pay 
matrix ( Rs . 56,100 / -to Rs . 1,77,500 / ) and Non - Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity with 
effect from the afternoon of 31st October , 2019 until further orders . Dr. S. Rupesh is posted as Medical Officer under 
Ministry of Labour ( Labour Welfare Organisation Hyderabad ) . 


PART I - SEC . 2 ] 


DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


371 


No.A.12025 / 173 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. Ch . Santosh Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of the 
pay matrix ( Rs . 56,100 / -to Rs . 1,77,500 / ) and Non -Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity 
with effect from the Forenoon of 29th September , 2020 until further orders . Dr. Ch . Santosh Kumar is posted as Medical 
Officer under Ministry of Labour ( LWO Jabalpur ) . He will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


No.A.12025 / 241 / 2020 - CHS.I — On the recommendations of the Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Dr. D. G. Venkata Ramya to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Level 10 of 
the pay matrix ( Rs . 56,100 / -to Rs . 1,77,500 / ) and Non - Practicing Allowances ( NPA ) as admissible , in a temporary capacity 
with effect from the forenoon of 08th September 2020 until further orders . Dr. D. G. Venkata Ramya is posted as Medical 
Officer under Central Govt . Health Scheme , Kolkata . She will be on probation for a period of two years . 

DILIP KUMAR SAHU , Under Secretary 


MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE 
( DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE ) 
New Delhi , the 11th May 2022 


No. 38017 / 1 / 2019 - M.I. - On attaining the age of superannuation Shri M. Thangaraj , Joint Agricultural Marketing 
Advisor , Directorate of Marketing and Inspection , Head - Office , Faridabad has retired from Government Service on 
30/04/2022 ( A.N. ) . 


MOHAN LAL MEENA , Under Secretary 


New Delhi , the 13th May 2022 

No. 6-16 / 2020 - INM [ 88968 ] —On the recommendations of Union Public Service Commission , the President is 
pleased to appoint Shri Ravindra Kumar , Deputy Director in National Centre for Organic and Natural Farming , Ghaziabad , a 
sub - ordinate office of the Department of Agriculture & Farmers Welfare to the post of Regional Director ( General Central 
Service , Group ' A ' , Gazetted , Non - Ministerial ) , in the pay scale of Rs . 15600-39100 / - , with grade Pay of Rs . 7600 / - ( PB - 3 ) 
( Revised Level - 12 of Pay Matrix ) in National Centre for Organic and Natural Farming , Ghaziabad , a sub - ordinate office 
under the Department of Agriculture & Farmers Welfare , on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 30th March , 
2022 . 


CHANDRA SHEKHAR PRASAD , Under Secretary 


BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE 

Mumbai -85 , the March 31st 2022 


No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 - R - IV / ( TO / D ) 1 / 18776 - The President is pleased to appoint the under mentioned Technical 
Officers / Engineers Grade ' C ' in ' Level 10 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 


372 


Technical Officers / Engineers Grade ' D ' in ' Level 11 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre 
with effect from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

NAME OF THE OFFICER 

DATE 

01.07.2020 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 


SHRI GADADHAR SAHOO 


No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 - R - IV / ( SO / E ) / 1 / 18779 - The 

President is pleased to appoint the under mentioned Scientific 
Officers / Engineers Grade ' D ' in ' Level 11 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 
Scientific Officers / Engineers Grade ‘ E ’ in ‘ Level 12 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with 
effect from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

SR . NO . 

NAME OF THE OFFICER 


1 

2 

3 


Sr. No. 


1 

2 


1 

2 

3 


DR . ( SMT . ) VARSH C. AITWADE 

SHRI PRAJEESH KUMAR N. C. 

SHRI SINU CHANDRAN 


No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 - R - IV / ( SO / D ) / I / 18780 - The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific 
Officers / Engineers Grade ' C ' in ‘ Level 10 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 
Scientific Officers / Engineers Grade ' D ' in ' Level 11 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with 
effect from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

SR . NO . 

NAME OF THE OFFICER 

DATE 

01.07.2020 

01.07.2020 

01.07.2020 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


Name 


[ PART I — SEC . 2 


Smt . Sarika D. Paunikar 

Dr. Ankeeta Khadilkar 


1 

2 


SHRI NIRAMAY JOSHI 

SHRI RAM BALAK YADAV 
SHRI SUBRATA KULIYA 


The 6th May 2022 

No. PD / 2 ( 4 ) / 2021 - R - IV / 21475 - President is pleased to appoint under mentioned persons in Bhabha Atomic 
Research Centre in a temporary capacity with effect from the forenoon of date mentioned in column no . 4 until further orders . 

Designation 

Appointment Date 

TO / D 
SO - D 


DATE 

01.07.2020 

01.07.2020 

01.07.2020 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


05.01.2022 
21.02.2022 


Pay Level in Pay 
Matrix 


11 
11 

KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


The 17th May 2022 

No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 - R - IV / ( SO / D ) / I / 22215 - The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific 
Officers / Engineers Grade ' C ' in ' Level 10 ' , of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 
Scientific Officers / Engineers Grade ‘ D ’ in ‘ Level 11 ' , of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with effect 
from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

SR . NO . 

NAME OF THE OFFICER 

DATE 

SHRI KISHOR KUMAR KUMAWAT 

01.07.2020 

SHRI OM PRAKASH VERMA 

01.07.2020 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


PART I - SEC . 2 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , MAY 21 , 2022 ( VAISAKHA 31 , 1944 ) 

No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 / R - IV / ( TO / E ) / 22221 - The President is pleased to appoint SHRI ASHOK KUMAR , Technical 
Officers / Engineers Grade ' D ' in ' Level 11 ' , of the Pay Matrix of the Bhabha Atomic Research Centre as Technical 
Officers / Engineers Grade ' E ' in ' Level 12 ' , of the Pay Matrix in the same Research Centre with effect from the forenoon of 
1st July , 2020 in an officiating capacity , until further orders . 


No. PD / 7 ( 11 ) / 2021 - R - IV / ( SO / E ) / I / 22226 — The President is pleased to appoint the under mentioned Scientific 
Officers / Engineers Grade ' D ' in ' Level 11 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC of the Bhabha Atomic Research Centre as 
Scientific Officers / Engineers Grade ' E ' in ‘ Level 12 ' , Part - A of the Pay Matrix of 7th CPC in the same Research Centre with 
effect from the forenoon of date mentioned in column no . 3 in an officiating capacity , until further orders : 

SR . NO . 

NAME OF THE OFFICER 

SHRI VINARKAR UMESH GANPAT 

SHRI GINISHKUMAR P 


1 

2 


Sr. No. 

1 . 
2 . 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


Mumbai - 400085 , the 22nd April 2022 
CORRIGENDUM 


Name 

Dr. Sandeep Balu Shelar 

Shri Shishu Kant Suman 


DATE 

01.07.2020 

01.07.2020 


KAMLESH KUMAR RAMBADIA , Dy . Establishment Officer 


No. GF / 38 / Estt . I / I / 16373 / 2022 — In supersession of Notification with reference no . GF / 38 / Estt . I / I / 14011 / 2022 dtd . 
09.02.2022 regarding appointment of the under mentioned Scientific & Technical Officers / Engineers belonging to Group ' A ' 
of the Department of Atomic Energy in a substantive capacity in the posts / grades indicated against their names may please be 
read as Scientific Officer / D instead of Scientific Officer / C with effect from the dates mentioned against each as indicated 
below : 


Post / grade of initial apptt . 
Scientific Officer / D 
Scientific Officer / D 


373 


Date of Confirmation 


16.08.2020 
01.08.2018 

SREEKALA R , Dy . Establishment Officer 


प्रबंधक , भारत सरकार मुद्रणालय , मिन्टो रोड , नई दिल्ली- 110002 द्वारा अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक , दिल्ली -110054 द्वारा 

UPLOADED BY THE MANAGER , GOVERNMENT OF INDIA PRESS , MINTO ROAD , NEW DELHI - 110002 
AND E - PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS , DELHI - 110054 . 


JAGANATHAN 

JAGANATHA Digitally signed by 
N ANANTHA ANANTHA KUMAR 
Date : 2022.05.21 
KUMAR 

16:18:00 + 05'30 ' 


